निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 अग्रहायण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 1032 ) पटना , मंगलवार , 6 दिसम्बर 2016 

गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

5 दिसम्बर 2016 
सं० - एल / एच०जी० - 2903 / 2014 - 11191 - उप महासमादेष्टा , बिहार, गृह रक्षा वाहिनी - पटना के पत्रांक 
4439 , दिनांक - 29 .09. 16 से श्री जीवेन्द्र नाथ झा , प्रमण्डलीय समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सारण प्रमण्डल, छपरा 
के प्राप्त आवेदन दिनांक 06.09. 2016 पर विचारोपरान्त श्री झा को दिनांक 09. 12 .16 से 07.01.17 तक अपनी पुत्री से 
मिलने हेतु विदेश ( दुबई) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

2. श्री झा की अवकाश अवधि में श्री तेजनारायण खेडवार , प्रमण्डलीय समादेष्टा, पटना, प्रमण्डलीय समादेष्टा, 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सारण प्रमण्डल, छपरा के प्रभार में रहेगे । 

3. अवकाश उपभोग कर अपने पद पर वापसी पश्चात् छुट्टी देय आदेयता से अर्जित अवकाश स्वीकृत की 
जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उमेश प्रसाद रजक, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1032-57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


